HOM 


सत्यमेव जयते 


• हार 


GOVT.OF 
HARYANA 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 


Published by Authority 


© Govt . of Haryana 


No. 46-2021 / Ext . ] CHANDIGARH , FRIDAY , MARCH 19 , 2021 ( PHALGUNA 28 , 1942 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 19 मार्च , 2021 
संख्या 52 / 5 / 2021-5क1.- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम , 1973 ( 1973 का 24 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) 
तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार , स्थानीय स्वशासन विभाग समितियां अधिसूचना 
संख्या 1495-5 सीआई -74 / 32760 , दिनांक 21 अक्तूबर , 1974 के अधिक्रमण में , हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा , नगर 
परिषद , फतेहाबाद , जिला - फतेहाबाद की सीमाओं के भीतर अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र को भामिल करने के लिए अपने 
आशय की घोषणा करते है । 

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह सप्ताह की अवधि की 
समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार अधिसूचना के प्रारूप पर , ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित , यदि कोई हो , जो उपायुक्त , 
फतेहाबाद के माध्यम से अपर मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , शहरी स्थानीय निकाय विभाग , चण्डीगढ द्वारा किसी व्यक्ति से 
अधिसूचना के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व लिखित में प्राप्त किये जाए , विचार करेगी । 

अनुसूची 
उतर :- बिन्दु ' ए ' से आरम्भ होकर , जो कि गांव हिजरावांकला ( हदबस्त संख्या 41 ) की आयत संख्या 499 के किला नम्बर 6 
( बाईपास के अन्दर की तरफ ) का उत्तरी - पश्चिमी कोना है । तत्पश्चात पूर्व की ओर बाईपास की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ 
बिन्दु ' बी ' तक जो कि गांव फतेहाबाद ( हदबस्त संख्या 134 ) की आयत सख्या 195 का दक्षिणी - पश्चिमी कोना है तत्पश्चात पूर्व 
की ओर आयत संख्या 212 , 211 गांव फतेहाबाद ( हदबस्त संख्या 134 ) की ( अधिसूचित पुरानी एमसी सीमा ) उतरी सीमा के 
साथ - साथ बिन्दु ' सी ' तक जो कि गांव फतेहाबाद ( हदबस्त संख्या 134 ) की आयत संख्या 211 का उतरी - पूर्वी कोना है 
तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गांव फतेहाबाद ( हदबस्त संख्या 134 ) की आयत संख्या 240 ( अधिसूचित पुरानी एम.सी. सीमा ) की 
पूर्वी सीमा के साथ - साथ बिन्दु ' डी ' तक है । तत्पश्चात पूर्व की ओर बाईपास की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ बिन्दु ' इ ' तक 
जो कि अधिसूचित बढ़ी हुई नगरपरिषद् सीमा है , तत्पश्चात पूर्व की ओर अधिसूचित बढ़ी हुई नगरपरिषद् सीमा के साथ - साथ 
बिन्दु ' एफ ' तक है , तत्पश्चात दक्षिण की ओर अधिसूचित सीमा के साथ - साथ बिन्दु ' जी ' तक , तत्पश्चात पूर्व की ओर बाईपास 
दक्षिणी सीमा के साथ - साथ बिन्दु ' एच ' तक , जोकि गांव बस्ती भीवां ( हदबस्त संख्या 133 ) की आयत संख्या 290 तक हैं । 
पूर्व : - बिन्दु ' एच ' से आरम्भ होकर वर्तमान उप – बिजली घर की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ बिन्दु ' आई ' तक , जोकि गांव 
बस्ती भींवा ( हदबस्त संख्या 133 ) की आयत संख्या 297 तक है । तत्पश्चात पश्चिम की ओर वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 9 
की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ बिन्दु ' जे ' तक जोकि गांव बस्ती भींवा ( हदबस्त संख्या 133 ) की आयत संख्या 297 तक है । 
तत्पश्चात दक्षिणी की ओर बिन्दु ' के ' तक जोकि गांव बस्ती भींवा ( हदबस्त संख्या 133 ) की आयत संख्या 324 तक है । 
तत्पश्चात पश्चिम की ओर बिन्दु ' एल ' तक जोकि गांव बस्ती भींवा ( हदबस्त संख्या 133 ) की आयत संख्या 243 तक है , 
तत्पश्चात दक्षिण की ओर बिन्दु ' एम ' तक जोकि गांव फतेहाबाद ( हदबस्त संख्या 134 ) की आयत संख्या 363 तक है । 


। 


( 722 ) 


HARYANA GOVT.GAZ . ( EXTRA . ) , MAR . 19,2021 ( PHGN . 28 , 1942 SAKA ) 


723 


दक्षिण :- बिन्दु ' एम ' से आरम्भ होकर पश्चिम की ओर गांव फतेहाबाद ( हदबस्त संख्या 134 ) की आयत संख्या 363 , 362 , 361 
की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ तथा गांव बस्ती भींवा ( हदबस्त संख्या 133 ) की आयत संख्या 307 , 308 तक बिन्दु ‘ एन ' तक 
जोकि गांव बस्ती भींवा ( हदबस्त संख्या 133 ) की आयत संख्या 308 का दक्षिणी - पश्चिमी कोना है । तत्पश्चात उत्तर की ओर गांव 
बस्ती भीवा ( हदबस्त संख्या 133 ) की आयत संख्या 308 , 277 व 267 की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ बिन्दु ' ओ ' तक जोकि गांव 
बस्ती भींवा ( हदबस्त संख्या 133 ) की आयत संख्या 267 का दक्षिणी - पश्चिमी कोना है । तत्पश्चात पश्चिम की ओर गांव बस्ती 
भीवा ( हदबस्त संख्या 133 ) की आयत संख्या 238 व 237 की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ बिन्दु ' पी ' तक जोकि गांव बस्ती भींवा 
( हदबस्त संख्या 133 ) की आयत संख्या 237 का दक्षिणी - पश्चिमी कोना है । तत्पश्चात उतर की ओर गांव बस्ती भींवा ( हदबस्त 
संख्या 133 ) की आयत संख्या 237 की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ बिन्दु ' क्यू ' तक , जोकि गांव बस्ती भींवा ( हदबस्त संख्या 133 ) 
की आयत संख्या 237 का उत्तरी - पश्चिमी कोना है । तत्पश्चात पश्चिम की ओर गांव बस्ती भीवा ( हदबस्त संख्या 133 ) की आयत 
संख्या 229 , 230 , 231 , 232 की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ तथा गांव भोडिया खेड़ा ( हदबस्त संख्या 42 ) की आयत संख्या 92 
की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ बिन्दु ' आर ' तक , जोकि गांव भोडिया खेड़ा ( हदबस्त संख्या 42 ) की आयत संख्या 92 का 
दक्षिणी - पश्चिमी कोना हैं । तत्पश्चात उत्तर की ओर गांव भोड़िया खेड़ा ( हदबस्त संख्या 42 ) की आयत संख्या 92 , 91 की पश्चिमी 
सीमा के साथ - साथ बिन्दु ' एस ' तक , जोकि गांव भोड़िया खेड़ा ( हदबस्त संख्या 42 ) की आयत संख्या 91 का उत्तरी - पश्चिमी 
कोना हैं । तत्पश्चात पश्चिम की ओर गांव भोड़िया खेड़ा ( हदबस्त संख्या 42 ) की आयत संख्या 69 की दक्षिणी सीमा के 
साथ - साथ बिन्दु ' टी ' तक , जोकि गांव भोड़िया खेड़ा ( हदबस्त संख्या 42 ) की आयत संख्या 69 का दक्षिणी - पश्चिमी कोना हैं । 
तत्पश्चात उत्तर की ओर गांव भोडिया खेड़ा ( हदबस्त संख्या 42 ) की आयत संख्या 69 की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ तथा गांव 
बस्ती भीवा ( हदबस्त संख्या 133 ) की आयत संख्या 194 , 159 , 154 , 117 की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ बिन्दु ' यू ' तक , जोकि 
गांव बस्ती भींवा ( हदबस्त संख्या 133 ) की आयत संख्या 117 का उत्तरी - पश्चिमी कोना हैं । तत्पश्चात पश्चिम की ओर गांव बस्ती 
भीवा ( हदबस्त संख्या 133 ) की आयत संख्या 113 , 114 की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ तथा गांव भोड़िया खेड़ा ( हदबस्त संख्या 42 ) 
की आयत संख्या 32 का किला नम्बर 25 की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ बिन्दु ' वी ' तक , जोकि गांव भोडिया खेड़ा ( हदबस्त 
संख्या 42 ) की आयत संख्या 32 का किला नम्बर 25 का दक्षिणी - पश्चिमी कोना हैं । 
पश्चिम : 

बिन्दु ' वी ' से आरम्भ होकर उत्तर की ओर गांव भोड़िया खेड़ा ( हदबस्त संख्या 42 ) की आयत संख्या 32 का किला 
नम्बर 25 , 16 , 15 , 6 , 5 तथा आयत संख्या 23 का किला नम्बर 25 , 16 , 15 , 6 , 5 तथा आयत संख्या 9 का किला नम्बर 3 की 
पश्चिमी सीमा के साथ - साथ तथा गांव हिजरावांकला ( हदबस्त संख्या 41 ) की आयत संख्या 559 का किला नम्बर 16,15 , 6 , 5 
तथा आयत संख्या 514 का किला नम्बर 25 , 16 , 15 , 6 , 5 तथा आयत संख्या 499 का किला नम्बर 25 , 16 , 15 , 6 , की 
पश्चिमी सीमा के साथ - साथ बिन्दु ' ए ' तक , जोकि आरम्भ बिन्दु है । 


एस ० एन ० रॉय , 
अपर मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , 

शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 


URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 


Notification 


The 19th March , 2021 


No. 52 / 5 / 2021-5C1- In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of Section 4 of the 
Haryana Municipal Act 1973 ( Act 24 of 1973 ) and in supersession of the Haryana Government , Local Government 

( , 
Department , Committees , notification No. 1495-5CI - 74 / 32760 , dated the 21st October , 1974 , the Governor of 
Haryana hereby declares his intention to include the area as specified in the schedule within the limits of Municipal 
Council , Fatehabad , District - Fatehabad . 


Notice is hereby given that the draft of notification shall be taken into consideration by the State Government 
after the expiry of six weeks from the date of publication of this notification in the Official Gazette , together with 
objections or suggestions , if any , in writing which may be received by the Additional Chief Secretary to Government 
Haryana , Urban Local Bodies Department , Chandigarh through the Deputy Commissioner , Fatehabad , from any 
person in respect of this draft notification before the expiry of the period , so specified . 


SCHEDULED OF BOUNDARY 


North : - Starting from the point ‘ A ’ i.e. the North - West corner of Kila No. 6 ( inner side of by - pass ) rectangle No. 499 
of village Hijrawan Kalan ( Hadbast No. 41 ) , thence moving towards the East along the Southern boundary of by - pass 
upto point ' B ' which is South - West corner of rectangle No. 195 of village Fatehabad ( Hadbast No. 134 ) , thence 

B ' ( 
towards East along the Northern boundary ( Notified old MC limit ) of rectangle No. 212 , 211 of village Fatehabad 
( C 
( Hadbast No. 134 ) up to point C i.e. which is the North - East corner of rectangle No. 211 of village Fatehabad 
( Hadbast No. 134 ) , thence towards South along the Eastern boundary of rectangle No. 240 ( Notified old MC limit ) of 


724 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , MAR 19 , 2021 ( PHGN . 28 , 1942 SAKA ) 


village Fatehabad ( Hadbast No. 134 ) up to point D , thence towards East along the Southern boundary of by - pass upto 
point ‘ E ' i.e. Notified Extended MC limit , thence towards East along the Notified Extended MC limit upto point ‘ F , 
thence towards South along the Notified Extended MC limit upto point ' G ' , thence towards East along the Southern 
boundary of by - pass upto point ' H ' i.e. rectangle No. 290 of village Basti Bhiwan ( Hadbast No. 133 ) . 


East : - Starting from the point ' H ' towards South along boundary of Existing Electric Sub - Station upto point ‘ I ' i.e. 
rectangle No. 297 of village Basti Bhiwan ( Hadbast No. 133 ) , thence towards West along Southern boundary of 
exiting road NH - 9 upto point ' I ' i.e. rectangle No. 297 of village Basti Bhiwan ( Hadbast No. 133 ) , thence towards 
South upto point ' K ' i.e. rectangle No. 324 of village Basti Bhiwan ( Hadbast No. 133 ) , thence towards West upto 
point ‘ L ' i.e. rectangle No. 243 of village Basti Bhiwan ( Hadbast No. 133 ) , thence towards South upto point ' M ' i.e. 
rectangle No. 363 of village Fatehabad ( Hadbast No. 134 ) . 


South : - Starting from the point ' M ' towards West along the Southern boundary of rectangle No. 363 , 362 , 361 of 
village Fatehabad ( Hadbast No. 134 ) and rectangle No. 307 , 308 of village Basti Bhiwan ( Hadbast No. 133 ) upto 
point ' N ' which is the South - West corner of rectangle No. 308 of village Basti Bhiwan ( Hadbast No. 133 ) , thence 
towards North along the Western boundary of rectangle No. 308 , 277 and 267 of village Basti Bhiwan 
( Hadbast No. 133 ) upto point ' O ' which is the North - West corner of rectangle No. 267 of village Basti Bhiwan 
( Hadbast No. 133 ) , thence towards West along the Southern boundary of rectangle No. 238 and 237 village Basti 
Bhiwan ( Hadbast No. 133 ) upto point ' P ' which is the South - West corner of rectangle No. 237 of village Basti 
Bhiwan ( Hadbast No. 133 ) , thence towards North along the Western boundary of rectangle No. 237 upto point ' Q ' 
which is the North - West corner of rectangle No. 237 of village Basti Bhiwan ( Hadbast No. 133 ) , thence towards West 
along the Southern boundary of rectangle No. 229 , 230 , 231 , 232 of village Basti Bhiwan ( Hadbast No. 133 ) and 
rectangle No. 92 of village Bhodia Khera ( Hadbast No. 42 ) upto point ' R ' which is the South - West corner of 
rectangle No. 92 of village Bhodia Khera ( Hadbast No. 42 ) , thence towards North along the Western boundary of 
rectangle No. 92 , 91 of village Bhodia Khera ( Hadbast No. 42 ) upto point ' S ' which is the North - West corner of 
rectangle No. 91 of village Bhodia Khera ( Hadbast No. 42 ) , thence towards West along the Southern boundary of 
rectangle No. 69 of village Bhodia Khera ( Hadbast No. 42 ) upto point ‘ T ' which is the South - West corner of 
rectangle No. 69 of village Bhodia Khera ( Hadbast No. 42 ) , thence towards North along the Western boundary of 
rectangle No. 69 of village Bhodia Khera ( Hadbast No. 42 ) and rectangle No. 194 , 159 , 154 , 117 of village Basti 
Bhiwan ( Hadbast No. 133 ) upto point ' U ' which is the North - West corner of rectangle No. 117 of village Basti 
Bhiwan ( Hadbast No. 133 ) , thence towards West along the Southern boundary of rectangle No. 113 , 114 of village 
Basti Bhiwan ( Hadbast No. 133 ) and 28 , 29 , 30 , 31 and Kila No. 25 of rectangle No. 32 of village Bhodia Khera 
( Hadbast No. 42 ) upto point ' V ' which is the South - West corner of kila No. 25 of rectangle No. 32 of village Bhodia 
Khera ( Hadbast No. 42 ) . 


West : - Starting from the point ' V ' towards North along the Western boundary kila No. 25 , 16 , 15 , 6 , 5 of rectangle 
No. 32 , kila No. 25 , 16 , 15 , 6 , 5 of rectangle No. 23 , kila No. 25 , 16 , 15 , 6 , 5 of rectangle No. 9 , kila No. 25 of 
rectangle No. 3 village Bhodia Khera ( Hadbast No. 42 ) , and kila No. 16 , 15 , 6 , 5 of rectangle No. 519 , kila No. 25 , 
16 , 15 , 6 , 5 of rectangle No. 514 , kila No. 25 , 16 , 15 , 6 of rectangle No. 499 of village Hijrawan Kalan 
( Hadbast No. 41 ) upto point ‘ A ’ which is the point of start . 


S. N. ROY , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department . 


9119 - C.S. - H.G.P . Pkl . 


